पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/203-205.7 


शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-200.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 30 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2024--श्रावण 4, शक 946 
विषय--सूची 
भाग .—() राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, । भाग 3.--(१) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (॥) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (१) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (7) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग 2 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक जून 2024 


क्रमांक एफ 4-7/2007/-7.— Shri Ajit Kumar Rajbhanu, I Additional District and Sessions Judge, Kunkuri 
(C.G.) की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक F-No. 2788/9/XXI-B/C.G./2024, दिनांक 75-03-2024 SRI मान. 
उच्च न्यायालय, बिलासपुर से वापिस लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ लोक आयोग में प्रतिनियुक्ति पर विधिक सलाहकार के 


पद पर पदस्थ करते हुए सौंपी गई है. 


अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा Shri Ajit Kumar Rajbhanu, I Additional District and Sessions Judge, Kunkuri (C.G.) 
को छत्तीसगढ़ लोक आयोग में विधिक सलाहकार के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करता 


है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मुकेश कुमार बंसल, सचिव. 


493 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


494 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2024 [ भाग ॥ 


खनिज साधन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 जून 2024 


क्रमांक एफ 7-9/2023/2. EM एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 957 की IRI-4() के तहत परमाणु खनिज 
अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय को एक्सप्लारेशन एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है. अत: उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन 
एतद्द्वारा परमाणु खनिज रियायत नियम, 2076 के नियम-4(१) के तहत खनिज यूरेनियम, लिथियम एवं एसोसिएटेड मिनरल्स के पूर्वेक्षण कार्य 
हेतु जिला कोरबा, ग्राम धनगांव-गढतारा के अंतर्गत कुल रकबा 5.00 वर्ग कि.मी. निम्नलिखित क्षेत्र को 05 वर्ष की अवधि के लिये परमाणु खनिज 
अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के माध्यम से करने हेतु आरक्षित करता है :-- 


Block Village/ Boundary Lattitude Longitude Area in 
District Point Sq.Km. 
(l) (2) (3) (4) (5) (6) 
Dhangaon- Dhangaon- A 2293" 4.02"N 82°39" 06.84"E 5.00 
Garhtara Block Garhtara, B 22930" 25.88"N 82°40" 59.29"E 
(Toposheet No. Korba C 22°29" 4.29"N 82°40" 38.95"E 
64J/l0&I] D 22°30" 22.43"N 82°39" 0.59"E 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
सुनील कुमार जैन, विशेष सचिव. 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 मई 2024 


क्रमांक 808/7326/2-8/5.7./2024.— Usa शासन, एतद्द्वारा श्री दयाशंकर परगनिहा, तकनीको सदस्य, छत्तीसगढ़ माध्यस्थम 
अधिकरण, रायपुर को दिनांक 05-04-2024 से कार्यमुक्त करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
प्रशांत कुमार भास्कर, उप-सचिव. 


महिला एवं बाल विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 मई 2024 
क्रमांक एफ 7-5/2023/Faila/50.— fai न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2075 (2076 का स. 2) की धारा 


4 की उपधारा (१) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्ट्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (04) में उल्लिखित 
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए, कॉलम (03) में उल्लिखित क्षेत्र के लिए प्रधान 


भाग  ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2024 495 


मजिस्ट्रेट के रूप में सम्मिलित करते हुए, किशोर न्याय बोर्ड का पुनर्गठन करती है, अर्थात्‌ :-- 


सारणी 
क्र. किशोर न्याय PARTS किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष ( प्रधान न्यायाधीश) 
बोर्ड जिले का नाम 
(4) (2) (3) (4) 
4 बैकुण्ठपुर कोरिया श्री असलम खान, व Civil Judge Class-] & JMFC, SHISR 
2. रायपुर रायपुर श्रीमती अनिता ya, IV Civil Judge Class-] & JMFC, रायपुर 
3. बेमेतरा बेमेतरा श्री गुलापन राम यादव, II Civil Judge Class-] & JMFC, बेमेतरा 
4. कोरबा कोरबा श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, I A.J. to the Court of I Civil Judge 
Class-I & JMFC, कोरबा 
5, राजनांदगांव राजनांदगांव श्री आशीष भगत, वा Civil Judge Class-I & JMFC, राजनांदगांव 
6. बलौदाबाजार बलौदाबाजार श्रीमती मंजु लता सिन्हा, I Civil Judge Class-I & JMFC, 
बलौदाबाजार 
qe अंबिकापुर सरगुजा कु. आकांक्षा सक्सेना, जा Civil Judge Class-Il & JMFC, 
अंबिकापुर 
8. बालोद बालोद कु. सतप्रीत कौर छाबड़ा, Civil Judge Class-Il & JMFC, 
डोंडीलोहारा 
9. महासमुंद महासमुंद कु. श्वेता मिश्रा, | Civil Judge Class-II & JMFC, महासमुंद 
0. कांकेर कांकेर कु. अम्बा शाह, Civil Judge Class-II & JMFC, कांकेर 


No. F |l-5/2023/WCD/50.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (/) and (2) of section 4 of the 
Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 20I5 (C. 2 of 206), the State Government hereby, as per the 
table given below: Notifying the Judicial Magistrate of the first class mentioned in column (04) as the Chairman of the 
Juvenile Justice Board, reconstitutes the Juvenile Justice Board by including as the Principal Magistrate for the area 
mentioned in column (03), namely :— 


TABLE 
S.No. Name of the Area/Revenue Name of the Chairman (Principal Magistrate) 
Juvenile Dist. of the Juvenile Justice Board 
Justice Board 
TA — we eS नि, जज . ज  णपफ्ि्िे, 
l. Baikunthpur Korea Shri Aslam Khan, II Civil Judge Class-l & JMFC, 
Baikunthpur 
2. Raipur Raipur Smt. Anita Dhruw, IV Civil Judge Class-! & JMFC, 


Raipur 


496 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2024 [ भाग ॥ 
(l) (2) (3) (4) 
3. Bemetara Bemetara Shri Gulapan Ram Yadav, II Civil Judge Class-! & JMFC, 
Bemetara 
4. Korba Korba Smt. Prateeksha Agrawal, I A.J. to the Court of I Civil 
Judge Class-I & JMFC, Korba 
Dy Rajnandgaon Rajnandgaon Shri Ashish Bhagat, III Civil Judge Class-II & JMFC, 
Rajnandgaon 
6. Baloda-Bazar Baloda-Bazar Smt. Manju Lata Sinha, IT Civil Judge Class-I & JMFC, 
Baloda Bazar 
7. Ambikapur Surguja Ku. Akanksha Saxena, III Civil Judge Class-I & JMFC, 
Ambikapur 
8. Balod Balod Ku. Satpreet Kour Chhabra, Civil Judge Class-II & 
JMEFC, Dondilohara. 
9. Mahasamund Mahasamund Ku. Shweta Mishra, I Civil Judge Class-II & JMFC, 
Mahasamund 
0. Kanker Kanker Ku. Amba Shah, Civil Judge Class-II & JMFC, Kanker 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
शम्मी आबिदी, सचिव. 


ENERGY DEPARTMENT 
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur, Atal Nagar 


Nava Raipur, the 5th July 2024 


No. 487/F-8/02/2022/CII/3/2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (l) and (2) of section 
70 of the Information Technology Act, 2000 (2l of 2000), the State Government, hereby, declares the Supervisory 
Control & Data Acquisition (SCADA) System & Disbribution Management System (DMS) at Raipur & Bhilai, being 
Critical information Infrastructure of Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (CSPDCL) and the 
computer resources of its associated dependencies to be Protected Systems for the purpose of the said Act. 


(i) Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) System & Disbribution Management System 
(DMS) at Raipur. 
(ii) Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) System & Distribution Management System 
(DMS) at Bhilai. 
2. This Notification shall come into force from the date of its publication in the Chhattisgarh Gazette. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 


P. DAYANAND, Secretary. 


भाग 7 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2024 497 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


कोरिया, दिनांक 7 जुलाई 2024 


क्रमांक 349/4-S7S/2024060 20000/34-82/2023-24.— Fem राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची 
के खाने () से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2073 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 203 कहा जावेगा) कौ धारा 7 की उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 
42 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा १2 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(4) (2) (3) (4) (5) (6) 
कोरिया सोनहत बदरा 0.204 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण रजौली-बदरा सड़क 
प.ह.नं. 06 विभाग (भ/स) कोरिया संभाग, मार्ग. 
शासकीय .960 मनेन्द्रगढ़ (छ.ग.). 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोनहत के कार्यालय में किया जा सकता है. 


कोरिया, दिनांक 7 जुलाई 2024 


क्रमांक 350/4-S7SH4/2024060 200002/34-82/2023-24.— sem राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची 
के खाने () से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2073 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 203 कहा जावेगा) कौ धारा 7 की उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 
2 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा १2 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 

(4) (2) (3) (4) (5) (6) 
कोरिया सोनहत रजौली 0.649 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण रजौली-बदरा सड़क 

प.ह.नं. 07 विभाग (भ/स) कोरिया संभाग, मार्ग. 

शासकीय 2.860 मनेन्द्रगढ़ (छ.ग.). 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोनहत के कार्यालय में किया जा सकता है. 


498 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2024 [ भाग ॥ 


कोरिया, दिनांक जुलाई 2024 


क्रमांक 3757/4-S7SHA/2024060200003/2t-82/2023-24.— Alem राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची 
के खाने () से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2073 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2073 कहा जावेगा) की धारा की उपधारा (7) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 
2 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा १2 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 

(4) (2) (3) (4) (5) (6) 
कोरिया सोनहत विक्रमपुर 0.060 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विक्रमपुर-कर्री-पोंडी 

Wer. 72 विभाग (भ./स.) कोरिया संभाग, सड़क मार्ग. 

शासकीय 0.890 मनेन्द्रगढ़ (छ.ग.). 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोनहत के कार्यालय में किया जा सकता है. 


कोरिया, दिनांक 7 जुलाई 2024 


क्रमांक 352/4-S7SHA/2024060200004/2-82/2023-24.— Alem राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची 
के खाने () से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2073 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2073 कहा जावेगा) कौ धारा की उपधारा (7) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 
2 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा १2 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 

(4) (2) (3) (4) (5) (6) 
कोरिया सोनहत कर्री 0.30 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विक्रमपुर-कर्री-पोंडी 

WEA. 08 विभाग (भ./स.) कोरिया संभाग, सड़क मार्ग. 

शासकीय 0.390 मनेन्द्रगढ़ (छ.ग.). 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोनहत के कार्यालय में किया जा सकता है. 


भाग 7 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2024 499 


कोरिया, दिनांक । जुलाई 2024 


क्रमांक 353/4-S7SH4/2024060 200005/S4-82/2023-24.—sfem राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची 
के खाने () से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2073 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 203 कहा जावेगा) कौ धारा 7 की उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 
2 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा १2 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(4) (2) (3) (4) (5) (6) 
कोरिया सोनहत पोंडी 0.058 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विक्रमपुर-कर्री-पोंडी 
Wea. 07 विभाग (भ./स.) कोरिया संभाग, सड़क मार्ग. 
शासकीय 3.20 मनेन्द्रगढ़ (छ.ग.). 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोनहत के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
विनय कुमार लंगेह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


कोरबा, दिनांक 24 जून 2024 


PATH /8972/Y-STSHA/2024/202 07050500004/S-82/2020-2.— Ahr राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (7) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2073 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 20:3 कहा जावेगा) की धारा 77 की उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा i2 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा १2 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(4) (2) (3) (4) (5) (6) 
कोरिया पाली पोलमी 0.402 परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी.-. ए.डी.बी. परियोजना 
Ue. 74 प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास लोन-3 के अंतर्गत 
परियोजना लो.नि.वि. बिलासपुर पैकेज-23, पाली-सिल्ली 
(छ.ग.). मार्ग लम्बाई 27.487 


कि.मी. के उन्‍नयन एवं 
पुननिर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाली के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


500 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2024 


[ aT 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


रायगढ़, दिनांक 30 जनवरी 2024 


प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2022-23.-- चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
(१) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 203 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2073 कहा जावेगा) 
की धारा 9 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(4) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-रायगढ़ 
(ख) तहसील-तमनार 
(ग) नगर/ग्राम-उत्तर रेगांव 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.90 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 

(7) (2) 

203 0.049 

204/3 0.020 

204/ 0.06 

205/ 0.004 

205/7 0.045 

205/3 0.040 

204/2 0.06 

योग 7 0.90 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कार्यपालन 
अभियंता लोक निर्माण (भ./स.) रायगढ़ संभाग रायगढ़ को 
परियोजना अंतर्गत पाता से उरांवपारा होते हुए तमनार तहसील 
मुख्यालय तक पहुंच मार्ग चौड़ीकरण व मजबूतीकरण हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा. ), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 2 जून 2024 


प्रकरण क्रमांक 74/H-82/2022-23.— चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
(4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 203 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2073 कहा जावेगा) 
की धारा 9 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(4) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-रायगढ़ 
(ख) तहसील-तमनार 
(ग) नगर/ग्राम-बड़गांव 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.357 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 

(4) (2) 

28 0.076 

3) 0.065 

29/7 0.024 

08 0.00 

06/3 0.024 

09/2 0.028 

29/2 0.024 

0 0.032 

06/2 0.044 

योग 09 0.357 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कार्यपालन 
अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग रायगढ़ को परियोजना 
अंतर्गत बड़गांव-जुनवानी पहुंच मार्ग हेतु पुलिया निर्माण हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा. ), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


भाग  ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2024 50l 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


कोरबा, दिनांक 24 जून 2024 


क्रमांक/8969/भू-अर्जन/2024/20209050500005/अ-82/ 
2020-24.-- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है 
कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के 
पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. 
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर 
और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 20:3 (जिसे एतदू पश्चात्‌ 
अधिनियम, 2073 कहा जावेगा) की धारा 49 के अन्तर्गत इसके द्वारा 
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(4) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-कोरबा 
(ख) तहसील-पाली 
(ग) नगर/ग्राम-नानपुलाली 
(घ) WIT AAHA-0.2976 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 

(हेक्टेयर में ) 
(4) (2) 
320/2 0.0228 
325 0.020 
320/ 0.0300 
33/2 0.072 
368/2 0.0286 
330/ 0.030 
330/2 0.0200 
337/I 0.072 
273/ 0.060 
326/2 0.020 
3१9/2 0.0490 
309/5 0.072 
272 0.0246 
326/ 0.0200 
326/4 0.0200 


(7) (2) 
326/3 0.0200 
योग 6 0.296 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ए.डी.बी. 
परियोजना लोन-3 के अंतर्गत पैकेज-23, पाली-सिल्ली मार्ग 
लम्बाई 27.48 कि.मी. के उन्‍नयन एवं पुननिर्माण कार्य हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), पाली के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


जशपुर, दिनांक 4 जनवरी 2024 


SHHTeh/202203037200036/H-82/202-22.— चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद (॥) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन 
और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 203 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 203 कहा जावेगा) 
की धारा 9 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(4) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-जशपुर 
(ख) तहसील-मनोरा 
(ग) नगर/ग्राम-खरसोता, WEA. 5 
(A) लगभग क्षेत्रफल-0.329 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 

() (2) 

33 से 0.056 

706/T से 0.273 

योग 0.329 


502 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2024 


[ aT 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डुमरटोली 
एनीकट (स्टॉपडेम) शीर्ष कार्य एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु, 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में किया 
जा सकता है. 


जशपुर, दिनांक 4 जनवरी 2024 


SHHTeh/202203037200037/-82/202-22.— चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद () में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन 
और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2073 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 203 कहा जावेगा) 
की धारा 9 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(4) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-जशपुर 
(ख) तहसील-मनोरा 
(ग) नगर/ग्राम-बुमतेल, Wer. 78 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.232 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 
(4) (2) 
nq 0.050 
5/2 से 0.044 
3/2क से 0.04 
3/ से 0.047 
V24 0.080 
योग 0.232 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डुमरटोली 
एनीकट (स्टॉपडेम) शीर्ष कार्य एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में किया 
जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रवि मित्तल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-गरियाबंद, छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व 
एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


गरियाबंद, दिनांक 24 जून 2024 


क्रमांक/858/अ.वि.अ./भू-अर्जन/202209222000009/ 
अ-82/2022-23.-- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो 
गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद () में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में 
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2073 (जिसे 
एतदू पश्चात्‌ अधिनियम, 203 कहा जावेगा) की धारा 49 के अन्तर्गत 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(4) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-गरियाबंद 
(ख) तहसील-छुरा 
(ग) नगर/ग्राम-पीपराही, प.ह.नं. 0 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.43 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 

(4) (2) 

79 0.02 

8I 0.05 

82 0.05 

68 0.06 

77 0.05 

78 0.0 

87 0.0 

योग 0.43 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेंगनाही डोंगर 
जलाशय कार्य योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.), छुरा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


भाग 7 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2024 503 


गरियाबंद, दिनांक 24 जून 2024 (4) (2) 
HAH/7858/F. FA. H./Y-STSHA/202209222000009/ 59 0.20 
अ-82/2022-23.-- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो 
गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (4) में वर्णित भूमि की 54 0.30 
अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए fe Aa 
आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में 
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 203 (जिसे 57 0.23 
एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2073 कहा जावेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत 68 0.05 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है :-- 70 0.44 
खा 0.23 
अनुसूची 
72 0.27 
वर्णन- 
(4) भूमि का वर्णन se aa 


(क) जिला-गरियाबंद 

(ख) तहसील-छुरा 

(ग) नगर/ग्राम-टेंगनाभाठा, प.ह.नं. 0 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-.88 हेक्टेयर 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेंगनाही डोंगर 
जलाशय कार्य योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु. 


अर आम मच ate (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 


(हेक्टेयर में) (रा.), छुरा के कार्यालय में किया जा सकता है. 
() (2) = 
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
50 0.05 दीपक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 
विभाग प्रमुखों के आदेश 


छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड 
( छ.ग. शासन का उपक्रम) 
मुख्यालय “सरदार FHI भाई पटेल भवन” मण्डी बोर्ड, सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग. 


नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 6 जुलाई 2024 


क्रमांक/मुख्या./बीकृविनि./स्था./2024-25/4089.--छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, 
मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर के आदेश HA H/2649/TH-03/53/faraey/2075/4-2 दिनांक 04-07-2024 आदेश के परिपालन में आज 
दिनांक 06-07-2024 को अपरान्ह छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. में प्रबंध संचालक के पद पर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण कर 
लिया गया है. 


डॉ. सारांश मित्तर, 
प्रबंध संचालक. 


504 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2024 


[ aT 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 


Bilaspur, the 2lst June 2024 


No. 588/Confdl./2024/II-2-/2024.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in 
Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in 
Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of 


their office(s) and; 


The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the 
Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :— 


TABLE 
S. Name & presently From To Sessions Posted as 
No. posted as Division 
() (2) (3) (4) (5) (6) 

l. Shri Prashant Parashar, District Baloda- Durg Durg II District and Addi- 
and Additional Sessions Judge, Bazar tional Sessions Judge 
ETS.C. (POCSO) 

2. Dr. Mamta Bhojwani, I District Sakti Korba Korba District and Aditional 
and Additional Sessions Judge Sessions Judge, 

ETS.C. (POCSO) 

3. Shri Vikram Pratap Chandra, Korba Kondagaon Kondagaon District and Additional 
District and Additional Sessions Judge 
Sessions Judge, ET.S.C. 

(POCSO) 
4. Shri Virender, Officer-on- Bilaspur Raigarh Raigarh IV District and Addi- 


Sepcial Duty, High Court of 
Chhattisgarh 


tional Sessions Judge 


By order of the High Court, 
BALRAM PRASAD VERMA, Registrar General. 


